रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249689 
CG-DL-E-26102023-249689 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 4471] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945 
No. 4471] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 25 अक्तूबर, 2023 


का.आ. 4650(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3137(E) तारीख 14/07/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 1, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH58 के 
कि.मी. 85 से कि.मी.87 (तालुका सेवा सदन तीसरी मंजिल, खेरालु) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "गुजरात 
समाचार" दिनांक 02-08-2023 " को "इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 30-07-2023" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


6769 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में |॥158 के कि.मी. 85 से कि.मी.87 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा 
संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: महेसाणा 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
ee | अक 3 ee ee 7 क 


तालुक का नाम: सतलासना 


| 


चौधरी राकेशकुमार 
रामजीभाई, चौधरी 
दिवजीभाई केशरभाई, AS 


शाह नेहालबेन 


गांव का नाम: धरोई 
लक्ष्मणभाई हरिभाई 
प्रफुल्लकुमार, पटेल कल्पेश 
शकरभाई, उभादिया 


1 143 निजी एग्रीकल्चर 0.0678 
143 
जीतेंद्रभाई अंबरभाई, 


2 144 निजी एग्रीकल्चर 0.3314 
वाघेला सोनलबेन 

3 145 निजी एग्रीकल्चर 

4 149 निजी 


'एग्रीकल्चर 0.2815|रिबारी धर्मशी करसनभाई, 
देसे बाबूबेन ते 
करमशीभाई ना विधवा, 
दिसाई लालाभाई 


करमशीभाई 
149 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


5 निजी एग्रीकल्चर 0.3752|चौहान शुभद्रबा ते 
केशरीसिंह न विधावा, 
सोनलबा ते अमितसिंह नि 
विधावा, चौहान कुन्दनबा 


158 सरकारी गवर्नमेंट केनाल 
159.001 सरकारी गवर्नमेंट 


159.002 सरकारी गवर्नमेंट 
60 सरकारी गमताल 0.1678|धरोई गमथन 
160 


निजी (एग्रीकल्चर 0.2675||चौहान अश्विनसिंह 


निजी एग्रीकल्चर 0.2023|वाघेला सोनलबेन 
घनश्यामसिंह Sth 
जगदीशसिंह, पटेल 
नरसिंहभाई शिवराम 
19 
20.002 निजी एग्रीकल्चर 0.0035|शाह राकेश कुमार 
बाबूलाल, शाह रमिलाबेन 
राकेश कुमार, शाह प्रतीक 
कुमार राकेश कुमार, शाह 
चरचित कुमार राकेश 
कुमार 
20.002 
निजी (एग्रीकल्चर 0.0903||वाघेला सोनलबेन 
घनश्यामसिंह Sth 
'जगदीशसिंह, पटेल 
नरसिंहभाई शिवराम 
25 


| 


oO 
00 


2 


wo 


YT कस 


oa 


et का 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART II—SEC. 3(ii) 


368.002 सरकारी गवर्नमेंट 0.6152सिरकार पदतर 
368.002 
fast एग्रीकल्चर 0.2258|प्टेल हिमांशु रमेशभाई 
37 
16 370 सरकारी गवर्नमेंट 0.598|सिरकार पदतर 
३70 
17 372 सरकारी गवर्नमेंट 0.0576|श्री सरकार 
72 


Oi ica Ee 0.2339|चौहान दिलीपसिंह 
इंद्रसिंह, चौहान 
रंजनकुमारी मनुरसिंह, 
चौहान राजेंद्रसिंह 
Adds, चौहान 
योगेन्द्रसिंह मनु सिंह 

390.002 सरकारी गवर्नमेंट 0.1255|सिरकार पदतर 
390.002 
390.003 सरकारी गवर्नमेंट 0.0529|साबरमती जलशाय 


योजना 
52.002 सरकारी गवर्नमेंट 8455|साबरमती जलशाय 


390.003 
कुल योग 4.9035 


[फा. सं. GJ/P/V/09/2021/3D] 
अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th October, 2023 


S.O. 4650(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 3137(E) Dated:14/07/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation 
of NH58 in the stretch of land from Km. 85 to Km. 87 (Taluka Seva Sadan 3rd floor , Kheralu) in the district of 
MAHESANA in the state of GUJARAT 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


And whereas the substance of the said notification has been published in ““GUJARAT SAMACHAR 
*dated 02-08-2023 AND IN INDIAN EXPRESS Dated 30-07-2023; under sub-section (3) of section 3A of the said 
Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH58 in the stretch of 
land from Km. 85 to Km. 87 the district of MAHESANA in the state of GUJARAT. 


State: GUJARAT District: MAHESANA 


SI. No. Survey/Plot Type of Land Nature of Area Name of Land 
Number Land (in Hectares) Owner/Interested 
Person 


a ae aa ees ea 


Taluk: Satlasana 


Village: Dharoi 


Private Agriculture 0.0678]| CHAUDHARI 
RAKESHKUMAR 
RAMJIBHAT 
CHUDHARI 
DEVAJIBHAI 
KESHARBHAIT , LOH 
LAXMANBHAI 
HARIBHAI 
143 

Private Agriculture 0.3314/|/SHAH NEHALBEN 
PRAFULKUMAR, 
PATEL KALPESH 
SHAKARABHAI, 
UBHADIYA 
JITENDRABHAI 
AMBARAMBHAI, 
VAGHELA SONALBEN 
GHANSHYAMSINH 
URFE JAGDISHSINH 
144 


3 145 Private Agriculture 0.0966/|MAHETA 
DINESHKUMAR 
CHAMPAKLAL 
145 

4 149 Private Agriculture 0.2815|/|RABARI DHARMSHI 
KARSANBHAL DESAT 
BABUBEN TE 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


3 15 Private Agriculture 0.3752||CHAUHAN 
SHUBHADRABA TE 
KESHARSINH NA 
VIDHAVA , CHAUHAN 
ASHOKSINH 
KESHARISINH, 
CHAUHAN SONALBA 
TE AMITSINH NI 
VIDHAVA , CHAUHAN 
AMITSINH S.PA.K. 
SONALBA 
15 

158 


ma Government Government 0.0831//SABARMATI 
JALASHAY YOJANA 
158 

i 159.001 Government Government 0.1454|SABARMATI 
JALASHAY YOJANA 
159.001 

ian 159.002 Government Government 0.0367)|SABARMATI 
JALASHAY YOJANA 
159.002 

P| 160 Government Gamtal 0.1678]}]DHAROI GAMTHAN 
160 


10 18 Private Agriculture 0.2675||CHAUHAN 
ASHVINSINH 
CHELSINH 
18 

11 19 Private Agriculture 0.2023|}VAGHELA SONALBEN 
GHANSHYAMSINH 
URFE JAGDISHSINH , 
PATEL NARSINHBHAIT 
SHIVRAM 
19 


12 20.002 Private Agriculture 0.0035||/SHAH RAKESHKUMAR 
BABULAL , SHAH 
RAMILABEN 
RAKESHKUMAR,SHAH 
PRATIKKUMAR 
RAKESHKUMAR, 
SHAH CHARCHIT 
KUMAR 
RAKESHKUMAR 
20.002 


13 25 Private Agriculture 0.0903||}VAGHELA SONALBEN 
GHANSHYAMSINH 
URFE JAGDISHSINH , 
PATEL NARSINHBHAI 
SHIVRAM 
25 


canal 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


368.002 Government Government 0.6152)|SARKARI PADTAR 
368.002 


Private Agriculture 0.2258]|PATEL HIMANSHU 
RAMESHBHAI 
37 


Government Government 0.598//SARKARI PADTAR 
370 

Government Government 0.0576)/SHREE SARKAR 
372 


Private Agriculture 0.2339||CHAUHAN DILIPSINH 
INDRASING, 
CHAUHAN 
RANJANKUMARI 
MANUSINH , 
CHAUHAN 
RAJENDRASINH 
MANUSINH , 
CHAUHAN 
YOGENDRASINH 
MANU SINH 
38 


390.002 Government Government 0.1255||SARKARI PADTAR 
390.002 

390.003 Government Government 0.0529)/SABARMATI 
JALASHAY YOJANA 
390.003 


52.002 Government Government 0.8455|SABARMATI 
JALASHAY YOJANA 
52.002 


Total 4.9035 


[F. No. GJ/P/V/09/2021/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. snossumar 


